निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 579 ) पटना , मंगलवार , 15 सितम्बर 2020 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

21 अगस्त 2020 
सं० 02 / रेगु०-2-800-22 / 2020-885 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम -1981 की 
धारा -31 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार पटना पेराई सत्र 
2020-21 से पेराई सत्र 2022-23 (तीन वर्षों) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स मगध सुगर एण्ड 
एनर्जी लि ० , इकाई - भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज के साथ अपरम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त 
प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य 
संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेसिंग (V.C.) के माध्यम से दिनांक -07.08.2020 को सुनवाई की गई । 

विभागीय आदेश संख्या -1647 दिनांक -26.09.2017 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 के 
लिए इस चीनी मिल के लिए 318 ग्रामों का अपरम्परागत रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है । विभागीय आदेश 
ज्ञापांक -1089 दिनांक -12.07.2018 के माध्यम से पेराई सत्र 2018-19 के लिए मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत 65 मुक्त ग्रामों 
को इस चीनी मिल के साथ आरक्षित किया गया है । 

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि ० , इकाई - भारत सुगर मिल्स , सिधवलिया, 
गोपालगंज चीन मिल के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए 318 ग्रामों का अपरम्परागत् 
आरक्षित क्षेत्र पूर्व से गठित है । उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 5,000 TCD है । पेराई सत्र 2020-21 के लिए 
उनके चीनी मिल का Normal Cane Requirement ( NCR ) 68.00 लाख क्विटल निर्धारित हुआ है । उन्होनें 
बताया कि सिधवलिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र की गन्ना बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया है । चीनी मिल के आरक्षित 
क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें 60 प्रतिशत क्षेत्र गंडक नदी का दियारा है । जहाँ ईख विकास कार्य करने के 
बावजूद भी गन्ने की आपूर्ति काफी कम होती है । उन्होंने यह भी बताया कि पेराई सत्र 2020-21 के लिए उनके 
परम्परागत एवं अपरम्परागत आरक्षित क्षेत्र से लगभग 60 लाख क्विटल गन्ने की आपूर्ति की संभावना थी परन्तु बाढ़ के 
कारण उनके आरक्षित क्षेत्र में लगभग 95 प्रतिशत गन्ना रकवा बाढ़ से एवं 5 प्रतिशत बारिश के जलभराव से बुरी तरह 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


प्रभावित है । जिसकी पैदावार में लगभग 60 से 65 प्रतिशत क्षति का अनुमान है । उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में 
आरक्षित क्षेत्र से लगभग 20 से 25 लाख क्विटल गन्ना पेराई हेतु उपलब्ध होना संभावित है । उन्होंने अपने मिल की 
पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से अपरम्परागत् रूप में आरक्षित होते आ रहे 318 ग्रामों को 
पुनः उनके पक्ष में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया है । इसके अतिरिक्त पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत धनहा मुक्त क्षेत्र 
के ठकराहा प्रखंड अन्तर्गत 9 ग्राम एवं मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के 29 ग्राम एवं सीवान जिलान्तर्गत नौतन, मैरवा, गुठनी, 
सीवान एवं रघुनाथपुर क्षेत्र के 340 ग्राम कुल 378 ग्रामों को भी इनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया 
जिसपर विष्णु सुगर चीनी मिल एवं प्रतापपुर चीनी मिल ( उ ० प्रदेश) के प्रबंधन द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी । 


विभागीय आदेश संख्या -1621 दिनांक -22.09.2017 के माध्यम से मेसर्स जे.एच.बी. सुगर्स लि ० , गड़ौरा , 
निचलौल, जिला महाराजगंज ( उ. प्रदेश) को पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 तक पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत 
ठकराहा प्रखण्ड के पाँच ग्रामों को अपराम्परागत रूप से आरक्षित किया गया था , का भी अवलोकन किया गया । मेसर्स 
जे.एच.बी. सुगर्स लि ० , गड़ौरा द्वारा वर्तमान में कोई प्रस्ताव क्षेत्र आरक्षण के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है । 

सुनवाई के दौरान परम्परागत आरक्षण से संबंधित इस चीनी मिल द्वारा किये गये मांग पर किसी अन्य चीनी 
मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी । 

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से 
अध्ययन किया गया । 

क्षेत्रीय विकास परिषद्, सिधवलिया के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक -13.08.2020 को विडियो 
कॉन्फ्रेसिंग N.C. ) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं यथास्थिति बनाये रखने तथा बाढ़ से 

हुए 
क्षति के कारण इस चीनी मिल को अतिरिक्त ग्राम आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । क्षेत्र आरक्षण से संबंधित 
कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया गया । जिस क्रम में स्पष्ट हुआ कि इस 
चीनी मिल को पूर्व में अपरम्परागत रूप से आरक्षित 318 ग्रामों में से दो ग्रामों का डुप्लीकेशन है । अर्थात् इस चीनी मिल 
को 316 ग्राम ही अपरम्परागत रूप से आरक्षित रहे हैं । ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत 
मोतीपुर, काँटी एवं साहेबगंज प्रखण्ड के गन्ना आच्छादित 89 ग्रामों को सिधवलिया चीनी मिल को आरक्षित करने हेतु 
अनुशंसा की गयी है । 

इस चीनी मिल का पेराई सत्र 2019-20 का दिनांक -13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान 85.86 प्रतिशत है । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सिधवलिया चीनी मिल द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक 
विचारोपरान्त एवं संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद चीनी मिल के एन.सी.आर. के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता एवं बाढ़ की 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 316 ग्रामों के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत 89 ग्राम, 
पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहा अंचल के 8 ग्राम एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 21 ग्राम कुल 434 ग्रामों को पेराई 
सत्र 2020-21 से 2022-23 (तीन पेराई सत्रों के लिए) जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची क , ख , ग , घ , ड़ 
एवं च में दर्शित है , को अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है: 
लेखापित एवं शुद्धित 

आदेश से . 
उदय कुमार सिंह, 

उदय कुमार सिंह, 
ईखायुक्त। 

ईखायुक्त । 


- 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 

3 
अनुसूची - क 
पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 तक के लिए मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि ० , इकाई- भारत सुगर मिल्स, 

सिधवलिया, गोपालगंज के पक्ष में को पचरूखी क्षेत्र के अपरम्परागत रूप से आरक्षित 38 ग्रामों की सूची । 
जिला का नाम प्रखण्ड का नाम क्रमांक 

राजस्व थाना सं 0 

ग्राम का नाम 
सीवान पचरूखी 
1 521 

सरैया 
2 

520 

कैथी 
3 523 

हकमा 
4 522 

दिनापट्टी 
5 

420 

सहलौर 
6 532 

नाथनपुरा 
7 535 

नवरंगा 
8 533 

हमीदपुर 
9 534 

बुद्ध छपरा 
10 

531 

भरतपुरा 
बड़हरिया 11 

511 

भीमपुर 
12 

510 

तीलसण्डी 
13 

509 

महमुदपुर 
14 

515 

हरदेववारा 
15 

518 

अहिरनी 
16 

517 

भगवानपुर 
17 

508 

भदेह 
519 

चौकीहसन 
19 

401 

फलपुरा 
बनियापुर 
20 

79 

पिपर पाती 
21 

83 

पिंडरा 
22 

पिंडरा 
महाराजगंज 23 

537 

सारंगपुर 
24 

250 

बगौछा 
25 

549 

सकरा 
26 

131 

रिसौरा 
27 

132 

विशुनपुर 
भगवानपुर 28 

273 

सलेमपुर 
29 

274 

गोविन्दपुर 
30 

381 

जगदीशपुर 
31 

287 

बलहा 
32 

298 

सूहपुर 
33 

279 

गोपालपुर 
34 

124 

महमदा 
दरौदा 

170 

रामगढ़ 
36 

169 

भीखाबाँध 
37 

164 

फतेपुर 
38 

236 

जलालपुर 


18 


84 


35 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 

अनुसूची - ख 
पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 तक के लिए मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि ० , इकाई - भारत सुगर मिल्स, 

सिधवलिया, गोपालगंज के पक्ष में मढ़ौरा क्षेत्र के अपरम्परागत रूप से आरक्षित 120 ग्रामों की सूची । 
जिला का नाम 

प्रखण्ड का नाम क्रमांक राजस्व थाना सं 0 
सारण तरैया 

माधोपुर दियरा 
अरदेवा 
जिमदाहा 


ग्राम का नाम 


1 


271 


2 


273 


3 


274 


4 


275 


हसनपुर वीना 


5 


276 


6 


279 


7 


205 


8 


124 


9 


117 


10 


207 


11 


208 


12 


209 


13 


210 


14 


211 


15 


212 


16 


213 


17 


214 


18 


215 


चंचलिया 
पडरी 
परसा 
अतानगर 
शामपुर इसरोली 
अमरदह 
गोहा 
कुशहर 
सतासी 
नगराज 
विशुनपुरा 
मान पुसौली 
दत्रा पुरसौली 
ढाड़वा 
बंगरा 
उसरीकला 
शुभा 
रामचौरा 
प्यारेपुर 
भगवानपुर 
चाँदपुर 
गंगोई 
नवादा 
शहवा 
सलेमपुर 
निपनिया 
जरहा 


19 


216 


20 


220 


21 


221 


22 


222 


23 


223 


24 


224 


25 


225 


26 


226 


27 


227 


28 


228 


29 


229 


30 


230 


31 


231 


32 


232 


अमौधर सुन्दर 


33 


233 


34 


234 


35 


235 


36 


236 


अमोधर नंदा 
महुली 
अफजलपुर 
बहौरा 
गवंद्री 
देवरही 
सरैया बसंत 


37 


237 


38 


239 


39 


240 


40 


241 


रामपुर केशव 
रामपुर महेश 


41 


242 


42 


243 


43 


244 


44 


245 


मंझोपुर 
सरैया रत्नागर 
नंदनपुर 
बहौरा 
भागवतपुर 
पचरोर 


45 


246 


46 


247 


47 


248 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


5 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


क्रमांक 


राजस्व थाना सं ० 

249 


48 


49 


250 


50 


251 


51 


252 


52 


253 


ग्राम का नाम 
पटी पचरोर 
टीकमपुर 
फरीदपुर 
बेलहरी 
किशुनपुरा 
देवरिया 
वावन 
बलुआमरहन 
शंकरडीहा 
कोरर 
चकडुमरी 


53 


254 


54 


255 


55 


256 


56 


257 


57 


258 


58 


259 


59 


260 


बगही हरखपुर 
गेन हरखपुर 


60 


261 


61 


262 


62 


263 


63 


264 


64 


265 


हरखपुर 
रामकोला 
आन्दरवारी 
शीतलपुर 
फरीदनपुर 
डुमरी 
हरदास चक 
माधोपुर 


65 


266 


66 


267 


67 


268 


68 


269 


69 


270 


बलुआ भिखारी 


70 


181 


71 


173 


72 


183 


73 


74 


254 


75 


274 


76 


252 


77 


251 


78 


248/249 


79 


80 


मढ़ौरा 


81 


54 


82 


55 


83 


56 


शीतलपट्टी 
चकिया 
सानी खराटी 
भलुआ 
देवरिया 
जिमदाहा 
बेलहरी 
फरीदपुर 
पचरवड़ 
कुंआरी 
डेहुड़ी 
सलिमापुर 
असाव 
सेमरहिया 
तकीना 
असोइया 
रहीमपुर जद्दी 
घुरना 
करनपुरा 
विशुनपुर जगदीश 
जमालपुर 
जघौली 
कोल्हुआ 
रूपरहीमपुर 
मढ़ौरा 
रहीमपुर 
चैनपुर 
बिक्रमपुर 


84 


57 


85 


58/67 

145 


86 


87 


146 


88 


153 


89 


157 


158 


90 
91 


159 


92 


154 


93 


151 


94 


143 


95 


149 


96 


148 


97 


152 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


क्रमांक 


राजस्व थाना सं ० 


98 


160 


99 


129 


131 


100 
101 


132 


ग्राम का नाम 
नौतन 
धरमपुर 
बिक्रमपुर 
झाखड़ा वृत 
लालापुर 
शेखरौनी 
खरौनी 
मढ़ौरा खास 


102 


133 


103 


139 


104 


140 


105 


141 


106 


142 


मढ़ौरा खूर्द 


107 


147 


108 


138 


109 


137 


110 


155 


111 


145 


112 


68 


मसरख 
इसुआपुर 


रहीमपुर छपिया 
हसनपुरा 
मढ़ौरा छतीस 
भवलपुर 
रहीमपुर 
धेनुकी 
टेढा 
महुली 
धामापरसा 
अगोथर 
सिसवा 


113 


114 
115 


234 
205/206 
232/233 

196 


116 


117 


अमनौर 


118 


182 


अमनौर सुल्तान 


119 


172 


120 


विशुनपुरा 
हैजलपुर 
उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 


18 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 

7 
अनुसूची - ग 
मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि ० , इकाई - भारत सुगर मिल्स , सिधवालिया को पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 

तक अपराम्परागत रूप में आरक्षित 123 ग्रामों की सूची । 
क्रमांक जिला का नाम 

प्रखण्ड का नाम ग्राम का नाम 

राजस्व थाना नं ० 
1 पूर्वी चम्पारण अरेराज नवादा गोविन्दगंज (पूर्वी भाग ) 

98 
2 संग्रामपुर संग्रामपुर (पूर्वी भाग) 

172 
3 

मानटोला 

173 
4 

सिकन्दरपुर 

196 
5 

पुछरिया 

198 
6 

गोपालपुर 

199 
7 

डूमरिया 

202 
8 

सरैया वदुराहा 

203 
9 

सरैया पान्डेय टोला 

204 
10 

विश्रामपुर दुबौली 

206 
11 

वरियरिया टोला राजपुर 

207 
12 

मिसिर टोला 

208 
13 

पकडी 

201 
14 

भवानीपुर 

200 
15 

अरेराज जोगियार 

103 
16 

बहादुरपुर 

101 
17 

मनरा 

102 
चंडीस्थान 

209 
19 

चंडीस्थान 

99/100 
20 

अरेराज पिपरहिया 

100 
21 

संग्रामपुर जलहां 

174 
22 

संग्रामपुर चाँदपुर 

197 
23 पूर्वी चम्पारण कल्याण्पुर 

191 
24 

कैथवलिया 

192 
सिसवा नरसिंह 

193 
26 

मठ गोवर्धन 

194 
27 

राजपुर 

195 
28 

कोटवा जसौली पट्टी 

49 
29 

कल्याणपुर मननपुर 

40 
30 

सीसवॉखरार 

38 
31 

जमुनापुर 

41 
32 

गवन्द्री 

196 
33 

खटोलवा 

198 
34 

हाजीपुर 

199 
35 

सी . पटना 

200 
36 

केसरिया वैषाखवाखाप 

201 
37 

लोहरगावॉ 

202 
38 

सारंगपुर 

205 
39 

गोपालपुर खाप 

243 
40 

खिजिरपुरा 

244 
41 

कोटवा कोटवा 

21 
42 

तलवा 

23 
43 

तलवा पोखर 

24 
44 

दिपउ 

25 
45 

पोखरा 

26 
46 

जगीराहाँ 

48 
47 पूर्वी चम्पारण 

कोटवा जसौली 

27 


वहुआरा हरवंष 


25 


8 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


राजस्व थाना नं ० 


48 


28 


49 


29 


50 


30 


51 


31 


52 


32 


53 


केसरिया 


33 


54 


34 


55 


56 


35 
(35/254 ) 

36 


57 


58 


37 


59 


39 


60 


42 


कोटवा 
केसरिया 


61 


203 


62 


204 


ग्राम का नाम 
वेतिया वसंत 
गोपी छपरा 
चौर मगुँराहा 
सागर चुरामन 
वेलवा माधो 

सरोत्तर 
वड़हरवा खुर्द 
रामपुर खजुरिया 

रामपुरवा 
सेंभुआपुर 
चाँद परसा 
भगवतिया 
भोपतपुर 
वैसखवा 
केसरिया 
हामिदपुर 
फुलतकिया 
डेरवा 
वनकट 
वनकट माफी 
मठिया 
वथना 
जगीरहा 
वीजधारी निजामत 

सुन्दरपुर 
वीजधारी माफी 
खाप ताजपुर पटखौलिया 

पदुमन छपरा 
मनोहर छपरा 
खाप लाला छपरा 
ओझवलिया 


63 


206 


64 


207 


65 


221 


66 


222 


67 


223 


68 


224 


69 


225 


70 


226 


71 


227 


72 


228 
229 


73 


74 


230 


75 


231 


76 


232 


77 


233 


78 


234 


79 


ताजपुर देउर 


235 


80 


236 


237 


81 


गोनची 
ताजपुर पठकौलिया (टोला 

मिल्ली) 
कुण्डवा 
महम्मपदपुर 
कुशहर 


82 


238 


83 


239 


84 


240 


85 


नया टोला 


241 


86 


242 


87 


बेनी पट्टी 
कड़हान 
वैरिया 


246 


88 


247 


89 


रामपुर वैरिया 


248 


90 


249 


91 


250 


92 


251 


लाला छपरा 
ताजपुर पठकौलिया 
रामपुर कोडार 
मनझरिया 
ढेकाहा 
हुसैनी 


93 


252 


94 


253 


95 


245 


96 


पूर्वी चम्पारण 


चकिया - पिपरा 


खैरी माल 


1 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


9 


क्रमांक 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


राजस्व थाना न ० 


97 


2 


98 


3 


99 


7 


100 


8 


101 


9 


102 


10 


103 


16 


104 


कोटवा 


17 


105 


18 


106 


19 


ग्राम का नाम 
खैरी जागीर 
जमुनिया 

कुँवरपुर 
रामगढ़ महुआवा 

कुरिया 
महुआवा 
फुलवरिया 
रतनपुर 

बथना 
मथुरापुर मठ गोपाल 

महमदा 
सिरसिया 
कंठ छपरा 
नारायण पकडी 
लोकाई बेलवा 
जगिराहा खुर्द 
लोकहा वेलवा 

महारानी 
सिरिसिया 
हरदियावाद 
जहिंगरा 


107 


22 


108 


59 


109 


60 


110 


चकिया / पिपरा 


68 


111 


90 


112 


91 


113 


92 


114 


93 


115 


100 


116 


101 


117 


102 


118 


मधुबन बेदियबन 


103 


119 


104 


120 


106 


121 


सीताकुंड 
टिकुलिया 

पिपरा 
दामोदरपुर 
विशुनपुरा 


110 


122 


111 


123 


112 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 


10 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 

अनुसूची - घ 
पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 तक के लिए मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि ० , इकाई - भारत सुगर मिल्स, 
सिधवलिया, गोपालगंज के पक्ष को मुजफ्फरपुर जिला के अपरम्परागत रूप से आरक्षित 124 ग्रामों की सूची 
क्रमांक जिला का नाम 

राजस्व थाना नं ० 
मुजफ्फरपुर साहेबगंज 

हिम्मत पट्टी 


प्रखण्ड का नाम 


ग्राम का नाम 


1 


1 


2 


2 


3 


3 


4 


4 


5 


5 


6 


6 


7 


7 


8 


8 


9 


9 


10 


10 


11 


11 


परसुराम पट्टी 

प्रताप पट्टी 
परसौनी असपाती 

सलेमपुर 

नवादा 
मटियापर 
मटमाडी 
धरमपुर 

खुरसढ़ा 
परसौनी जहागीर 

बैजनाथपुर 
वासदेवपुर वृत 

रसुलपुर 
तेलगौरा 
हजुरी 

सराय 
वासदेवपुर सराय 
करूवानी तिलक 
एराजी माधोपुर 
देवसरा पुसरी 


12 


12 


13 


13 


14 


14 


15 


15 


16 


16 


17 


17 


18 


18 


19 


19 


20 


20 


21 


21 


22 


छपरा तितौर 


22 


23 


24 


24 


26 


25 


27 


26 


28 


27 


29 


28 


30 


29 


34 


30 


35 


31 


36 


32 


37 


देवसारा 
लातेहरा 
कमल चर्तुभुज 

नवानगर 
हलीमपुर नावा 

भलूही रसूल 
सिकन्दर भलूही 
चक अब्दुलबहाव 
बाजो चक 
फुलवरिया 
बाजी चक 
जगदीशपुर 
एराजी नवानगर 

सरैया 
महदेयातालुका 
गीता छपरा 

वैरिया 
संग्रामपुर 
नरहर वलथी 
फुलसमरा 


33 


38 


34 


39 


35 


40 


36 


84 


37 


86 


38 


136 


39 


32 


40 


82 


41 


78 


42 


137 


43 


भलोही रसुल 


30 


44 


31 


45 


भलोही खॉन 
वलथी गौसी 
महदेया मठ 


75 


46 


87 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


11 


क्रमांक 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


राजस्व थाना नं ० 


47 


79 


48 


83 


49 


33 


50 


91 


51 


90 


52 


97 


53 


मोतीपुर 


272 


54 


273 


55 


275 


56 


145 


57 


274 


58 


146 


59 


142 


60 


ग्राम का नाम 
पीपरा असली 
वहोरा छपरा 

गौरा 
धमईया हजरतपुर 

मधुवन सूरज 
दरिया छपरा 

धनौती 
सरसिया 
भेडीआही 
गोपीनाथपुर 
श्रीरामपुर 
पकडी 
माधोपुर 
मिठुनपुरा 
जटौलिया 
सेमरा 
बखारा 
बंगरी 
वेरहिया 
बंगरापट्टी 

चकवा 
काशी छपरा 

चैनपुर 
भटौलिया 
अख्तियारपुर 
तुलसी छपरा 
अहिरौलिया 
मनोहर छपरा 


147 


61 


138 


62 


143 


63 


139 


64 


144 


65 


156 


66 


141 


67 


152 


68 


140 


69 


157 


70 


226 


71 


162 
161 


72 


73 


160 


74 


170 


75 


कमालपुर बिथरौल 


165 


76 


155 


77 


154 


78 


173 


79 


171 


80 


153 


81 


169 


मतैइया 
बबुरवन 
गोकुला 
मनपुरा 
मुंगराहा 
डुमरिया 
क्षेत्रपट्टी 
हरनाही 

हरुलवा 
कथौलिया 
महवल 
बरजी 


82 


166 


83 


167 


84 


149 


85 


158 


86 


202 


87 


203 


88 


जसौली गुहा 


268 


89 


153 


90 


270 


91 


231 


92 


ताजपुर 
कुड़िया एम 

बरूराज 
जगदेवन छपरा 
दिस्तौलिया 
गौसपुर 
एकालिया 


257 


93 


256 


94 


247 


95 


251 


96 


डोडा छपरा 


258 


12 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


क्रमांक 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


राजस्व थाना नं ० 


97 


249 


98 


246 


99 


काँटी 


92 


100 


100 


101 


101 


102 


102 


103 


93 


104 


87 


105 


56 


106 


121 


ग्राम का नाम 

पगहिया 
बनजरिया 
बहुआरा 
सादीपुर 
भीमलपुर 
जसोदामठ 

खजुरी 
साईनछपरा - देवानन्द 

वीरपुर 
सेरूकाही 

अड़रा 
महमदपुर 
नोलगामा 
रौशनपुर 
रसुलपुर 
पानापुर 
हरीदासपुर 
वंगरापट्टी साईन 

भैसाहा 
कावीलपुर 
अमुराहा 


107 


117 


108 


122 


109 


123 


110 


371 


111 


372 


112 


318 


113 


320 


114 


97 


115 


96 


116 


373 


117 


58 


118 


अमुराहा खरजी 


59 


119 


मीनापुर 


53 


120 


51 


121 


52 


खरीका 
पखनाहा श्रीराम 
रमतोहमा 
पीपराहा 
भेलाईपुर 
प्रसाद 


122 


56 


123 


41 


124 


60 


5 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 

अनुसूची - ड 
मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० , इकाई - भारत सुगर मिल्स, सिधवालिया को पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 

तक अपराम्परागत रूप से आरक्षित 21 ग्रामों की सूची: 
क्रमांक जिला का नाम प्रखण्ड का नाम 

ग्राम का नाम राजस्व थाना नं ० 
1 पूर्वी चम्पारण 

मोतिहारी 

धरमुहा 

191 
2 

रूलाही 

207 
3 

मछहा 

206 

पडौलिया 
4 

209 
पटखौलिया 

206 
6 

सिरसा 

202/205 
7 

तुरकौलिया 

हरदिया 

174 
8 

पिपरा / चकिया 

झकरा 

211 
9 

मेतिहारी मठिया बरियारपुर 

180 
10 

सुरजपुर 

190 
11 

पतौरा 

199 
12 

चनरहिया 

193 
13 

बसवरिया 

197 
पिपरा / चकिया 

187 
15 

सलेमपुर 

175 
16 

जीवधारा 

183 


14 


चान्द सरैया 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2020 


13 


क्रमांक 


जिला का नाम 


प्रखण्ड का नाम 


राजस्व थाना नं० 


17 


181 


ग्राम का नाम 
बेलवतिया 
मथु छपरा 
पंडितपुर 


18 


184 


19 


185 


20 


बीर छपरा 


186 


21 


पिपरा कोठी 


271 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 

अनुसूची - च 
मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि ० , इकाई - भारत सुगर मिल्स, सिधवालिया को पेराई सत्र 2020-21 से 2022-23 

तक अपराम्परागत रूप से आरक्षित 8 ग्रामों की सूची: 
क्रमांक जिला का नाम प्रखण्ड का नाम 

ग्राम का नाम 

राजस्व थाना नं ० 
1 प ० चम्पारण 

ठकराहा रामनगर कुरसाहा 

431 
2 

धुमनगर 

432 
3 

ठकराहा 

433 
4 

भगवानपुर 

435 
5 

नौतन 

436 
6 

दहवा " ए 
7 

मलाही टोला 

433 
8 

मोती टोला 

433 


उदय कुमार सिंह, 

ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 579-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


